सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 664 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

____ 10 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

20 जून , 2016 
संख्या-1 / पी०- 105 / 2015 का .- 5128-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती वंदना दादेल, भा . प्र. से. ( झाः96 ) 
को अगले आदेश तक निदेशक , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड ), राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. दिनांक 1 अगस्त , 2016 के प्रभाव से श्रीमती वंदना दादेल , भा .प्र. से . ( झाः96 ) को सचिव , 
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 
है । श्रीमती दादेल दिनांक 1 अगस्त , 2016 के पश्चात अपने कार्यों के साथ निदेशक , राज्य ग्रामीण विकास 
संस्थान ( सर्ड), राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

संख्या-1/पी० - 105/ 2015 का .- 5129 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सुनील कुमार, भा.प्र. से. ( झाः99 ) को 
अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 664 – 50 | 


